निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 138 ) पटना , मंगलवार , 13 फरवरी 2018 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


शुद्धि - पत्र 

8 फरवरी 2018 
सं० 2 / आर05 - 20 - 01 / 2017 - गृ0आ0 - 117 — विभागीय अधिसूचना ( शुद्वि - पत्र) सं0 - 5704 दिनांक 
13.07.2017 के तहत बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी श्री रजनीश कुमार (318 / 14) को दिनांक 06 .12.2016 से सेवा 
संपुष्टि की गई थी । 

2. उक्त अधिसूचना ( शुद्धि - पत्र) में श्री रजनीश कुमार की संपुष्टि की तिथि " 06. 12.2016 " के स्थान पर 
" 27. 12. 2016 ” पढ़ा जाय । 

3. विभागीय अधिसूचा सं0 - 5704 दिनांक 13.07. 2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाए । अधिसूचना का 
शेष पाठ यथावत् रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दुर्गेश कुमार पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 138 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


